सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 आश्विन 1936 ( श० ) 
संख्या 518 राँची ,मंगलवार 

14 अक्टूबर , 2014 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
14 अक्टूबर, 2014 


संख्या -1/ पी0 -121 /2003 का .-10082 --विभागीय अधिसूचना संख्या-9948, दिनांक 10 अक्टूबर , 2014 को 
संशोधित करते हुए श्री राजीव अरूण एक्का, भा .प्र.से. ( झा: 94 ), सचिव, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के 
विधान सभा आम चुनाव, 2014 में प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनकी अनुपस्थिति की 
अवधि तक के लिए श्री सुनील कुमार वर्णवाल, भा .प्र. से. ( झाः97 ), सचिव , कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची अपने 
कार्यों के साथ सचिव, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र भूषण प्रसाद , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 518- 50 | 


